शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. " 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी . 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि . 
से . भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


मत्यमवजयत 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 46 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 15 नवम्बर 2019 - कार्तिक 24, शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 

सूचनाएं. 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 

अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
भाग 2. – स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 

अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर 


नवा रायपुर , दिनांक 5 अक्टूबर 2019 


क्रमांक ई 1-09/ 2018/ एक - 2. - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03-10-2019 के सरल क्रमांक 3 में उल्लेखित अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रा, जिला बिलासपुर के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर पढ़ा जावे. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . के. बाजपेयी , संयुक्त सचिव. 


949 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


950 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 18 सितम्बर 2019 


क्रमांक / एफ - 19-45 / 2012/ 25-3. - राज्य शासन, एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03 मार्च 2014 को अतिष्ठित करते 
हुए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम , 2013 ( The Prohibition of Employment 
as Manual Scavengers and their Rehabilition Act, 2013 ) की धारा 26 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नानुसार राज्य अनुश्रवण 
समिति का पुनर्गठन करता है : 


क्र . 


नाम/ पद 
( 2 ) 


पद 
( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


अध्यक्ष 


2 . 


3 . 


पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
सदस्य 


4 . 


5 . 


6 . 


सदस्य 


7 . 


8 . 


श्री गुरू रूद्र कुमार, माननीय मंत्री छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं 
ग्रामोद्योग विभाग. 
माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग 
माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग 
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिनिधि 
श्रीमती उत्तरी जांगड़े, माननीय विधायक , सारंगढ़ 
श्री किस्मत लाल नंद, माननीय विधायक , सराईपाली 
पुलिस महानिदेशक 
अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग 
अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जाति विकास विभाग 
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग 
आयुक्त , आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास , छत्तीसगढ़ 
आयुक्त , नगर पालिक निगम रायपुर 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर. 
एस.ई.सी. रेल्वे बिलासपुर के द्वारा नामांकित रेल्वे का एक प्रतिनिधि 
संयोजक, राज्य स्तरीय बैकर्स कमेटी 
सुलभ इंटरनेशनल 

रायपुर के प्रतिनिधि 


पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 


9 . 


10 . 


सदस्य सचिव 


11. 


12. 


पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 
पदेन सदस्य 


13. 


14. 


सदस्य 


15 . 


सदस्य 


16. 


सदस्य 


17. 


पदेन सदस्य 


18 . 


सदस्य 


2 . यह समिति दि प्रॉबिशन आफ इम्पलायमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एण्ड देयर रिहैबिलिशन एक्ट, 2013 ( The Prohibition of 
Employment as Manual Scavengers and their Rehabilition Act, 2013 ) की धारा 27 में वर्णित कर्तव्यों का निष्पादन करेगी. 


3. 


इस समिति की बैठक प्रत्येक छैः माह में एक बार आयोजित की जावेगी. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 सितम्बर 2019 


क्रमांक/ एफ -20-3/ 2009 / 25-2. - विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 मार्च 2019 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित 
जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 
1995 यथासंशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019 


951 


2 . राज्य शासन , एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 8 से 12 पर दर्शित माननीय पूर्व सांसदों के नामों को विलोपित करते हुए 
उनके नाम के स्थान पर निम्नांकित माननीय सांसदों को नामांकित करता है 


माननीय सांसद का नाम 


समिति में पद 


सरल 
क्रमांक 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


8 . 


सदस्य 


9 . 


सदस्य 


10 . 


श्री मोहन मण्डावी, माननीय लोकसभा सदस्य , कांकेर 
श्री दीपक बैज , माननीय लोकसभा सदस्य, बस्तर 
सुश्री गोमती साय , माननीय लोकसभा सदस्य, रायगढ़ 
श्री गुहाराम अजगले, माननीय लोकसभा सदस्य, जांजगीर- चाम्पा 
श्रीमती रेणुका सिंह , माननीय लोकसभा सदस्य , सरगुजा 


सदस्य 
सदस्य 


11. 


12 . 


सदस्य 


3 . 


शेष यथावत. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 15 अक्टूबर 2019 


क्रमांक / एफ - 17-66 / 2018/25-2. - विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06 जून , 2019 द्वारा “प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ” 
( PMAGY ) योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है. 


2 . 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश के सरल क्रमांक 2 के स्तम्भ क्रमांक 3 में निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : 


2 . 


मान . मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 


सह - अध्यक्ष 


3 . 


शेष यथावत रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर , अटल नगर , 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16 अक्टूबर 2019 


क्रमांक एफ 8-1/ 2015/ 16. – मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 439 / स्था./वि.स.उप.नि./2019 /7910 , दिनांक 
27-09-2019 में उल्लेखित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या ECI/PN/ 84/ 2019 , दिनांक 21-09-2019 अनुसार राज्य में होने वाले 
विधानसभा उप निर्वाचन -2019 विधानसभा क्षेत्र - 87 -चित्रकोट ( अ.ज.जा. ) हेतु मतदान दिनांक 21-10-2019 ( सोमवार ) को निर्धारित है . 
लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 ख– “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी ” के प्रावधान में मतदान दिवस को किसी 
कारोबार , व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश 
हैं . 


2 . 


अतः 


राज्य शासन एतद्द्वारा कारखाना अधिनियम , 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले 
कारखानों/ स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक / कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 21-10-2019 ( सोमवार ), को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 
अवकाश घोषित करता है . 


952 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं , वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 - घंटे का 
अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं , उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी - बारी से मतदान करने 
की सुविधा दी जाये. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . डी . पुरबिया , उप - सचिव . 


वन विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर , 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-02 /2019/ 10 - भा.व.से. - राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के 
सम्मुख कॉलम क्रमांक -4 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है : 


क्र . 


अधिकारी का नाम एवं 


वर्तमान पदस्थापना 


नवीन पदस्थापना 


पदनाम 
( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्री रोहिदास तारम 


2 . 


श्री पंकज कुमार कमल 


उप महाप्रबंधक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज 
सहकारी संघ, नवा रायपुर. 
वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान विस्तार 
बिलासपुर . 
वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वनमण्डल, 
सरगुजा. 
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल , 
कोरिया . 


वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल , 
सुकमा. 
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल , 
सरगुजा. 
वनमण्डलाधिकारी , सामान्य वनमण्डल, 
कोरिया . 
वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान विस्तार 
बिलासपुर. 


3 . 


श्री अरविंद पी.एम. 


4 . 


श्री मनीष कश्यप 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

भोस्कर विलास संदिपान , उप - सचिव. 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर , 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 1-5/2008/11/6.- छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1973 ( संशोधित 1998 ) क्रमांक 44 सन् 1973 की 
धारा 4 की उपधारा -2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गयी सारणी के कालम नं.- 2 में यथा 
विनिर्दिष्ट अधिकारी को उक्त सारिणी के कालम नं . - 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उसके कालम नं . - 3 में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धारा के 
द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्ति करता है 


क्र . 


अधिकारी का नाम / पद 


क्षेत्र 


छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1973, की धाराएं 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 . 


श्री नरेन्द्र कुमार नारनवरे , सहायक 
पंजीयक . 


( 1 ) धारा -6, 7, 10 , 11, 12 , 13, 15 , 16 , 17 , 

18 , 25 ( 2 ) , 27 , 28, 29, 31 , 37 , 38 , 39 


छत्तीसगढ़ राज्य स्तर 
की संस्था . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


953 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) महिला स्वसहायता समूह, महिला मंडल, 

नवयुवक मंडल श्रेणी के सभी संभागों की 
समितियों का अधिनियम की धारा-34 के 
अधीन पंजीयन, निरस्तीकरण. 


इस अधिसूचना के कारण रजिस्ट्रार को अधिनियम, नियमों व शासन आदेशों के अधीन प्राप्त अधिकारों में कोई कमी व परिवर्तन नहीं 


होगा. 


उक्त अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षक रजिस्ट्रार द्वारा किया जावेगा व प्रशासनिक नियंत्रण भी रजिस्ट्रार का रहेगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

कमलेश बंसोड़, अवर सचिव. 


वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर , अटल नगर, 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 10-3/ 2017/ वा.क. ( आब. )/पांच. - राज्य शासन, एतद्द्वारा, कम्पनी अधिनियम , 2013 के प्रावधानों के तहत् वाणिज्यिक 
कर ( आबकारी ) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन गठित सार्वजनिक उपक्रम, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक 
मंडल में तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेश तक निम्नानुसार अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम -3 में दर्शित पद पर नियुक्त करता 


है 


क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम व पदनाम 

( 2 ) 


छ.ग. स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निदेशक मंडल 

( 3 ) 


1 . 


निदेशक ( गैर -पूर्णकालिक ) 


श्री निरंजन दास ( भा.प्र.से. ) 

सचिव , छत्तीसगढ़ शासन 
वाणिज्यिक कर ( आबकारी ) विभाग 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मरियानुस तिग्गा , अवर सचिव. 


गृह ( पुलिस) विभाग 


मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर, अटल नगर , 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 25 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 7-23/ 2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आरिफ हुसैन शेख ( भापुसे 2005 ), पुलिस उप महानिरीक्षक , 
एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जिला रायपुर, छ.ग. को दिनांक 21 अक्टूबर 2019 से 30 अक्टूबर 2019 ( कुल 10 दिवस ) तक का अर्जित 
अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति 
प्रदान की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री शेख ( भापुसे ) आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , जिला रायपुर, 
छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे. 


954 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


3 . अवकाश काल में श्री शेख ( भापुसे ) को अवकाश वेतन भत्ते, एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे , जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शेख ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019 


क्रमांक एफ 7-03/2019/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह भापुसे, सेनानी, 5 वीं वाहिनी, छसबल , 
जगदलपुर, छ.ग. को दिनांक 16 सितम्बर 2019 से 15 अक्टूबर 2019 ( कुल 30 दिवस ) , तक का अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती 
है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 सितम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री सिंह ( भापुसे ) आगामी आदेश तक, सेनानी , 5 वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर , छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ 


2 . 
होंगे . 


अवकाश काल में श्री सिंह ( भापुसे ) को अवकाश वेतन भत्ते, एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 


3 . 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री अजातशत्रु बहादुर सिंह, भापुसे, सेनानी, 5 वीं वाहिनी, छसबल, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, 5 वीं 
वाहिनी, छसबल, जगदलपुर एवं सेनानी, 9 वीं वाहिनी, छसबल, दंतेवाड़ा का चालू प्रभार श्री बी.बी.शर्मा, ( रापुसे ), एपीटीएस, जगदलपुर को 
उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


नवा रायपुर , अटल नगर दिनांक 1 अक्टूबर 2019 


क्रमांक एफ 7-14/ 2014/ दो - गृह/ भापुसे. - राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. आर. मनहर ( भापुसे 2004 ), पुलिस उप महानिरीक्षक 
( यो.प्र .), पुलिस मुख्यालय, रायपुर , छ.ग. को दिनांक 16 सितम्बर 2019 से 28 सितम्बर , 2019 ( कुल 13 दिवस ) तक का अर्जित अवकाश 
स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 14, 15 एवं 29 सितम्बर 2019 को विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान 
की जाती है . 


2 . 


अवकाश से लौटने पर श्री मनहर ( भापुसे ) आगामी आदेश तक, पुलिस उप महानिरीक्षक ( यो.प्र.), पुलिस मुख्यालय रायपुर छ.ग. 
के पद पर पुनः पदस्थ होंगे . 


3 . अवकाश काल में श्री मनहर ( भापुसे ) को अवकाश वेतन भत्ते, एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे , जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व 
मिलते थे. 


4 . 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनहर ( भापुसे ) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


5 . 


श्री एच. आर. मनहर , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( यो.प्र .), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में 
पुलिस उप महानिरीक्षक ( यो.प्र. ), पुलिस मुख्यालय, का चालू प्रभार श्री मयंक श्रीवास्तव, ( भापुसे ), सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( यो.प्र. ), 
पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ - साथ सौंपा जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी . पी . कौशल, अवर सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


955 


गृह विभाग, सी - अनुभाग 

( विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 सितम्बर 2019 


विभागीय परीक्षा माह जनवरी , 2020 का सूचना तथा कार्यक्रम 


क्रमांक एफ -09-114/ गृह- सी /परीक्षा/ 2019.- छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए (जिनके लिये विभागों 
द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो ) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 13 जनवरी, 2020 से सोमवार 20 जनवरी, 2020, तक रायपुर। 
दुर्ग/बिलासपुर/ जगदलपुर ( बस्तर ) तथा अंबिकापुर ( सरगुजा ) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के 
अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 
आयुक्तों को उपलब्ध करायें. 


सोमवार , दिनांक 13-01-2020 


क्रमांक 
( 1 ) 


प्रश्न पत्र 
( 2 ) 


समय 
( 3 ) 


1 . 


पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) भू - अभिलेख एवं राजस्व विभाग के 
अधिकारियों के लिए. 


2 . 


पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियम 
की पुस्तकों सहित ). 


3 . 


विधि तथा प्रक्रिया - उत्पादन शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


4 . 


विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल नियमों की पुस्तकों सहित ) . 


5 . 


पहला प्रश्न पत्र - सहकारिता ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


59 . 


Paper-1, “ Electrical Lews ( Without Books) ", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये . 


सोमवार , दिनांक 13-01-2020 


6 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, 
भू - अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये. 


7 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक 
पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


8 . 


प्रश्न पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) , समाज कल्याणविभाग के अधिकारियों के लिये. 


60 . 


Paper-2, “ Earthing and Electrical Safety (Without Books)” , Bouf fahrt as 
अधिकारियों के लिये. 


956 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


मंगलवार , दिनांक 14-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


9 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- “ए ” आदिम जाति 
तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


10 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- " बी ". 


11 . 


पहला प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) राजस्व, भू - अभिलेख 
विभाग के अधिकारियों के लिये भाग- “ सी ”. 


12. 


उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम - उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये . 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


13. 


प्रश्न पत्र - खनिज प्रबंध ( पुस्तकों - सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


14. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया -प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना 
पुस्तकों के ). 


61 . 


Paper-3, “ Electrical Installation ( Without Books) ", ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये. 


66. 


प्रथम प्रश्न पत्र- लेखा (बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं 
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये. 


मंगलवार , दिनांक 14-01-2020 


15 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) राजस्व भू- अभिलेख 
आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


16. 


प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) , 
उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


17 . 


तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


18 . 


प्रश्न पत्र - समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


19. 


लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया- द्वितीय प्रश्न पत्र, पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों 


सहित ) . 


62. 


प्रश्न पत्र 4 - लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के ) , ऊर्जाविभाग के अधिकारियों के लिये 


. 


67 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों की सहायता से ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना 
एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


957 


बुधवार, दिनांक 15-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - प्रशासनिक , राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना , 
राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


21 . 


प्रश्न पत्र - पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


22 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - वन विधि ( बिना पुस्तकों के ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


23. 


पहला प्रश्न पत्र - प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये. 


24. 


प्रश्न पत्र- “व्यावहारिक शाखा” पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए. 


63 . 


१ 


Paper- 5, “Swithgear and Protection ( Without Books) ", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


68. 


तृतीय प्रश्न पत्र - महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण ( बिना पुस्तकों के ), सहायक संचालक संवर्ग, बाल 
विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के लिये . 


बुधवार , दिनांक 15-01-2020 


25 . 


प्रश्न पत्र - कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया , विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये. 


26. 


सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये. 


27 . 


प्रश्न पत्र- “ पुलिस शाखा ” (बिना पुस्तकों के ) , पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


28 . 


दूसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


29 . 


तीसरा प्रश्न पत्र - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये. 


30 . 


स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के ) पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


31 . 


चौथा प्रश्न पत्र - सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के ) भाग -1, लेखा भाग -2, सहकारिता लेखा 
परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये. 


32 . 


समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के 
लिये. 


64 . 


Paper -6, “Insulation Co- ordination & Hazardous Areas ( Without Books) ”, उर्जा विभाग 
के अधिकारियों के लिये. 


69. 


चतुर्थ प्रश्न पत्र - बाल संरक्षण, देखभाल , कल्याण एवं विकास ( बिना पुस्तकों के लिए ), सहायक 
संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक ( पर्यवेक्षक इत्यादि ) के अधिकारियों 
के लिये. 


958 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


गुरूवार , दिनांक 16-01-2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


33 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा (बिना पुस्तकों के ) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब 
तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिये. 


34. 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


35 . 


प्रश्न पत्र प्रथम - लेखा (बिना पुस्तकों के ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


36. 


प्रश्न पत्र - न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के ), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


37 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उत्पाद शुल्क / आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


38 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये . 


39 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये. 


40 . 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


गुरूवार , दिनांक 16-01-2020 


41. 


प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ) , जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये. 


42 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों , 
तथा भू - अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये. 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक . 


43. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


44. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. 


शुक्रवार , दिनांक 17-01-2020 


45 . 


प्रश्न पत्र भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये . 


46 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये . 


47 . 


प्रथम प्रश्न पत्र - लेखा ( पुस्तकों सहित ), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


48 . 


प्रथम प्रश्न पत्र -विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के ) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये. 


49 . 


. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ), जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


959 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


50 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ), वन क्षेत्रपालों के लिये . 


65 . 


प्रश्न पत्र - पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , 
तहसीलदारों अधीक्षक भू - अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू - अभिलेख जिला कार्यालय के अधीक्षक , 
ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , 
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक क्षेत्र संयोजक , विकासखंड अधिकारी के लिये 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये. 


प्रातः 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


शुक्रवार , दिनांक 17-01-2020 


51 . 


प्रश्न पत्र भाग -2 लेखा ( पुस्तकों सहित ), पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. 


52. 


प्रश्न पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ), मछली पालन विभाग के अधिकारियों के लिये. 


53. 


सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/ प्रतिवेदन लिखने की 
व्यवहारिक परीक्षा ( पुस्तकों सहित ). 


दोपहर 02.00 बजे से 
शाम 5.00 बजे तक. 


54. 


तृतीय प्रश्न पत्र - प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ), सहायक वन संरक्षकों के लिये. 


55 . 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) , कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के 
अधिकारियों के लिये. 


56. 


द्वितीय प्रश्न पत्र - लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये, 


57 . 


प्रश्न पत्र तृतीय - अनु. जाति तथा आदिवासी ( अनु. जन . जाति ) विकास, जनसंपर्क विभाग के 
अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ). 


दिनांक 18-01-2020, द्वितीय शनिवार एवं 19-01-2020 , रविवार को शासकीय अवकाश 


सोमवार, दिनांक 20-01-2020 


प्रात : 10.00 बजे से 
दोपहर 1.00 बजे तक . 


58. 


हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये. 


नोट : 


1 . 


सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों , राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य , भू - अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और 
राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के 
अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/ दो - ए ( 3 ) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102 /90 / दो - ए ( 3 ) के पाठ्यक्रम 
के 

अनुसार होगी . नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया 


2 . 


उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर 
कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी. 


3 . 


सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों , अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने 
विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे. 


960 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


4 . 


सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/ 15/ 77 / -1/ ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है . अतः ऐसे परीक्षार्थी 
तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/ आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे. 


इन प्रमाण - पत्रों को गृह विभाग, सी - अनुभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ ) को नहीं भेजे जावें . संबंधित विभागाध्यक्ष/ 
जिलाध्यक्ष, परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 14 
12-2019 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, 
उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण - पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे. 


5 . 


समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें 
प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें . 


6 . 


परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन , पेजर, स्मार्ट वॉच तथाकिसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णतः प्रतिबंधित 
है . यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत : अपनी 
जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अरूण देव गौतम , सचिव . 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


कोरिया , दिनांक 5 सितम्बर 2019 


क्रमांक 7632/ भू - अर्जन / रा.प्र.क्र .- 01/ अ-82/2018-19.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 
2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध 
में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


कोरिया 


मनेन्द्रगढ़ 


0.567 


पहाड़हसवाही 
प.ह.नं. 07 


कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बड़काघाघी व्यपवर्तन 
संभाग, बैकुंठपुर, जिला - कोरिया योजना के नहरनिर्माण 
( छ.ग. ) . 

हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

डोमन सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019 


961 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 

आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़ , दिनांक 28 अगस्त 2019 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 17 / अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) 
से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( जिसे 
एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जाएगा) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के 
अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 12 द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


प्राधिकृत अधिकारी 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


धरमजयगढ़ 


भालूपखना 


2.964 


मेसर्स धनबादा पावर एवं 

केनाल निर्माण लघु जल 
इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. सिकन्दराबाद . विद्युत परियोजना हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

यशवंत कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


खसरा नम्बर 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


691 


0.049 


0.101 


कोरबा, दिनांक 11 सितम्बर 2019 


692 
903, 907 

906 


0.105 
0.089 


908 


0.012 


909/1 


0.005 


909/2 


0.005 


909/ 3 ख 


0.006 


क्रमांक 17323 / भू - अर्जन/21 अ 82 / 2017-18.- चूंकि राज्य 
शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 
पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 
कहा जावेगा ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया 
जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


910/2 


0.012 


योग 


09 


0.384 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भैंसमा - कुरूडीह 

मार्ग में डोम नाला पर उच्चस्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्गनिर्माण 
हेतु . 


अनुसूची 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला- कोरबा 
( ख ) तहसील - कोरबा 
( ग ) नगर/ ग्राम - कुरूडीह 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


962 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , 

जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व 

एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


जशपुर , दिनांक 28 अगस्त 2019 


रायगढ़, दिनांक 19 सितम्बर 2019 


क्रमांक 01/ अ -82/2017-18. - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 ( जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


क्रमांक 68/ अ -82/2017-18 . - चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा ) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि 
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : 


अनुसूची 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - जशपुर 
( ख ) तहसील - बगीचा 
( ग ) नगर/ ग्राम - करमा 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - रायगढ़ 
( ख ) तहसील - पुसौर 
( ग ) नगर / ग्राम - धनगांव 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -1.164 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


108/3 


0.020 


126/2 


0.008 


525 


0.149 


109/3 


0.028 


526 


0.028 


111/8 


0.020 


116/2 


0.049 


118/3 


0.016 


योग 


02 


0.177 


118/13 


0.041 


169/1 


0.008 


171 / 4 क 


0.004 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - करमा से कोटिया 

मार्ग पर डोंडकी नदी पर उच्चस्तरीय निर्माणाधीन पुल का पहुंच 
मार्ग में आ रही निजी भूमि का भू - अर्जन हेतु . 


172 


0.181 


171/2 


0.012 


108/5 


0.008 


108/4 


0.017 


109/4 


0.024 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), बगीचा के कार्यालय में किया जा सकता है . 


111/9 


0.016 


117 


0.032 


118/4 


0.032 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


118/14 


0.004 


170/2 


0.073 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019 


963 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


171/ 4 ख 


0.028 


118/2 


0.020 


174/3 


0.020 


118/12 


0.024 


171/9 


0.028 


126/ 1 क , 126 / 1 ग , 127 / 3 क 


0.024 


111/6 


0.036 


173/4 


0.012 


108/6 


0.028 


171/10 


0.008 


109/5 


0.016 


174/11 


0.020 


111/3 


0.020 


171/ 4 ग 


0.012 


योग 


42 


1.164 


118/10 


0.081 


169/4 


0.041 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - केलो परियोजना 

नहर निर्माण के अंतर्गत धनगांव माइनर -1 नहर हेतु . 


171/1 


0.020 


171/5 


0.012 


174/6 


0.012 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 

( राजस्व ), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


125/5 


0.024 


111/1 


0.016 


111/10 


0.012 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


118/11 


0.057 


विभाग प्रमुखों के आदेश 


विधान सभा सचिवालय के आदेश 


छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय 
जीरो पाइंट, बलौदा बाजार रोड, रायपुर 


रायपुर , दिनांक 4 अक्टूबर 2019 


क्रमांक 10324/वि.स./ स्था ./2019 रायपुर, दिनांक 04-10-2019. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री चन्द्र शेखर 
गंगराड़े, प्रमुख सचिव को सातवें वेतनमान के वेतन मेट्रिक्स 182200-224100 लेवल-15 , ( छठवें वेतनमान 67000 ( annual increment 
@ 3 % 79000 ) में उन्नयन करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 
जी . एस. मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 26 मार्च, 2018 


क्रमांक 3726/ वि.स./ स्था ./2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री जी . एस. मूर्ति , अवर सचिव को सचिवालय में 
रिक्त संचालक ( पुस्तकालय , अनुसंधान एवं संदर्भ ) के पद वेतन मेट्रिक्स 79900-211700 लेवल -14, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से , 
जी . एस. मूर्ति , संचालक . 


964 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त , 2018 


क्रमांक 7779 /वि.स. / स्था ./2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार उपाध्याय, उप संचालक ( सुरक्षा ) 
को सचिवालय में रिक्त संचालक ( सुरक्षा ) के पद वेतन मेट्रिक्स 79900-211700 वेतन लेवल-14, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से , 


जी . एस. मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त , 2018 


क्रमांक 7781 / वि.स. / स्था ./2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री मनीष कुमार शर्मा, सत्कार अधिकारी को 
सचिवालय में रिक्त अवर सचिव ( सत्कार ) के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल-13 , में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से . 
जी . एस. मूर्ति , संचालक. 


रायपुर , दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7783 /वि.स./ स्था./2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, अनुसंधान अधिकारी 
( पुस्तकालय ) को सचिवालय में रिक्त अवर सचिव के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल -13, में पदोन्नत करते हुए उनके 
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से . 
जी . एस. मूर्ति , संचालक. 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त , 2018 


क्रमांक 7785/ वि.स./ स्था./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी/ वित्तीय समिति 
अधिकारी को सचिवालय में रिक्त अवर सचिव के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 लेवल-13, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


पदनाम 


स.क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


श्री सुरेन्द्र कुमार बाथम 


2 . 


श्री आशीष शुक्ला 


3 . 


अवर सचिव 
अवर सचिव 
अवर सचिव 
अवर सचिव 
अवर सचिव 


श्रीमती मंगला श्रीवास्तव 
श्री रविन्द्र सिंह 
श्री दिनेश त्रिवेदी 


4 . 


5 . 


आदेश से , 
जी . 

एस. मूर्ति , संचालक . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


965 


रायपुर , दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7787/वि.स. / स्था./2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री सुब्रमणियम मुदलियार, प्रवर श्रेणी प्रतिवेदक को 
सचिवालय में रिक्त अवर सचिव के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल -13, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 
जी . एस . मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7789/वि.स./ स्था ./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री गुरजीत सिंह सलूजा, जनसम्पर्क अधिकारी को 
सचिवालय में रिक्त संदर्भ अधिकारी के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल-13, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने 
के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से , 
जी . एस . मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7791/वि.स./ स्था./2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री अजय तिवारी, पुस्तकाध्यक्ष को सचिवालय में 
रिक्त अनुसंधान अधिकारी ( पुस्तकालय ) के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल -13, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 
जी . एस . मूर्ति , संचालक . 


रायपुर , दिनांक 31 अगस्त , 2018 


क्रमांक 3728/वि.स./ स्था ./ 2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, वरिष्ठ प्रतिवेदक को सचिवालय में 
रिक्त कार्यवाही संपादक के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल -13 में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुए 
सचिवालयीन आदेश क्रमांक 8025 / वि.स./ स्था ./ 2018 के तहत अवर सचिव के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश 
तक पदस्थापना करते हुए पदस्थ करता है . 


आदेश से . 
जी . एस . मूर्ति , संचालक. 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7793 / वि.स. / स्था ./2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री शंकर लाल देवांगन, वरिष्ठ प्रतिवेदक को 
सचिवालय में रिक्त प्रवर श्रेणी प्रतिवेदक के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल-13 में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण 
करने के दिनांक से अस्थाई रूप से . आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 
जी. एस. मूर्ति , संचालक. 


966 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7795/वि.स./ स्था ./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रतिवेदकों को सचिवालय में रिक्त 
वरिष्ठ प्रतिवेदक के पद वेतन मेट्रिक्स 56100-177500 लेवल -12, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप 

आगामी आदेश तक पदस्थ करता है 


.. 


अधिकारी का नाम 


स.क्र . 
( 1 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


( 2 ) 


1 . 


श्री अरविन्द कुमार मिश्रा 
श्रीमती नीरआशुतोष यादव 


वरिष्ठ प्रतिवेदक 
वरिष्ठ प्रतिवेदक 


2 . 


आदेश से . 
जी . एस . मूर्ति , संचालक. 


रायपुर, दिनांक 03 फरवरी , 2017 


क्रमांक 750 /वि.स. / स्था ./ 2017. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित निज सहायक को सचिवालय में रिक्त 
निज सचिव के पद वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800 / - में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप 
से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


स.क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


1 . 


श्री सुभाष डोबले 


2 . 


निज सचिव 
निज सचिव 
निज सचिव 
निज सचिव 


श्री योगेश यादव 
श्री आर. के. तिवारी 
श्रीमती क्रांतिकिरण चौहान 


3. 


4 . 


आदेश से , 
जी . एस. मूर्ति, संचालक. 


रायपुर , दिनांक 26 मई, 2017 


क्रमांक 5696/ वि.स./ स्था./2017. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित निज सहायक को सचिवालय में रिक्त 
निज सचिव के पद वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800/ - में सचिवालयीन आदेश क्र . 752 /विस / स्था / 2017 दिनांक 3-2-2017 के द्वारा 
दी गई तदर्थ पदोन्नति को पदोन्नति दिनांक से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से , 
आगामी आदेश तक पदस्थ करता है 


स.क्र . 
( 1 ) 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


1 . 


श्री नियाज मोहम्मद 
श्रीमती उषा पिल्लई 


निज सचिव 
निज सचिव 


2 . 


आदेश से , 
जी . एस . मूर्ति , संचालक. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


967 


रायपुर , दिनांक 21 अगस्त , 2018 


क्रमांक 7799/वि.स./ स्था./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को सचिवालय में 
रिक्त अनुभाग अधिकारी के पद वेतन मेट्रिक्स 49100-155800 वेतन लेवल-11 में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


स.क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


श्रीमती प्रमिला दीवान 
श्री हरिप्रसाद पाण्डेय 
श्री ओंकार वर्मा 
श्री रमाकांत सिंह 
श्री जी . शेषगिरी राव 
श्री तिहारू राम साहू 
श्री दिनेश कुमार साव 
श्री पीयूष श्रीवास्तव 
श्री नरेन्द्र समरथ 


अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 
अनुभाग अधिकारी 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


आदेश से . 
जी . एस . मूर्ति , संचालक. 


रायपुर , दिनांक 21 अगस्त , 2018 


क्रमांक 7801 /वि.स. / स्था ./ 2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री अतुल कुमार सोनी, सहायक ग्रेड -1 को 
सचिवालय में रिक्त अनुभाग अधिकारी के पद वेतन मेट्रिक्स 49100-155800 वेतन लेवल-11 में प्रोफार्मा पदोन्नत करते हुए 

उनके कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से , 
जी . एस . मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7803/ वि.स./ स्था./2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा निम्नलिखित सहायक ग्रेड-1 को सचिवालय में 
रिक्त वित्तीय समिति अधिकारी के पद वेतन मेट्रिक्स 43200-136500 लेवल -10, में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 
से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है : 


स.क्र . 


अधिकारी का नाम 

( 2 ) 


पदनाम 
( 3 ) 


( 1 ) 


1 . 


श्री भूपेन्द्र कुमार नायक 
डॉ . बलराम शुक्ला 


वित्तीय समिति अधिकारी 
वित्तीय समिति अधिकारी 


2 . 


आदेश से , 
जी. एस. मूर्ति , संचालक. 


968 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


रायपुर, दिनांक 21 अगस्त, 2018 


क्रमांक 7805 /वि.स. / स्था./ 2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री सुशांत राय, मार्शल को सचिवालय में रिक्त 
चीफ मार्शल के पद वेतन मेट्रिक्स 56100-177500 वेतन लेवल -12 में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप 
से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है. 


आदेश से, 
जी . एस. मूर्ति , संचालक . 


रायपुर , दिनांक 31 अगस्त, 2018 


क्रमांक 8027/वि.स./ स्था./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री आशुतोष यादव , वरिष्ठ प्रतिवेदक को सचिवालय 
में रिक्त कार्यवाही सम्पादक के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल -13 में तदर्थ पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से, 
जी . एस. मूर्ति , संचालक. 


रायपुर, दिनांक 31 अगस्त , 2018 


क्रमांक 8023 / वि.स./ स्था./ 2018.- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री जी . सुब्रमणियम, निज सचिव को सचिवालय में 
रिक्त स्टॉफ ऑफिसर के पद वेतन मेट्रिक्स 67300-213100 वेतन लेवल-13 में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 


जी . एस . मूर्ति , संचालक . 


रायपुर, दिनांक 31 अगस्त , 2018 


क्रमांक 8029/ वि.स./ स्था ./ 2018. - छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय एतद्द्वारा श्री अरविंद देवांगन, प्रतिवेदक को सचिवालय में 
रिक्त वरिष्ठ प्रतिवेदक के पद वेतन मेट्रिक्स 56100-177500 वेतन लेवल-12 में तदर्थ रूप से पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक पदस्थ करता है . 


आदेश से , 
जी . एस. मूर्ति , संचालक. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 15 नवम्बर 2019 


969 


उच्च न्यायालय के आदेश 


और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2019 


क्रमांक 6826/ तीन - 6-1/2000. – दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02 ) , की धारा 11 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक -1758 / तीन - 6-1/ 2000 दिनांक 26 
फरवरी 2015 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ ( 1 ) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 
को रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा ) अधिनियम 1966 ( सन् 1966 का 29 ) एवं रेल्वे एक्ट 1989 ( सन् 1989 का 24 ) के अंतर्गत दण्डनीय 
और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले 
अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/21 - ब 
( छ.ग. )/ 2001 दिनांक 16 मई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( सन् 1974 का 2 ) की धारा 11 ( 1 ) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय 
का , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है 


.. 


सारणी 


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम 

( 1 ) 


मुख्यालय 

( 2 ) 


स्थानीय क्षेत्र 

( 3 ) 


बिलासपुर 


श्री सर्व विजय अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट 
प्रथम श्रेणी, 

बिलासपुर 


बिलासपुर , मुंगेली, जांजगीर - चांपा, कोरबा, रायगढ़, 
जशपुर , सरगुजा स्थान अम्बिकापुर, बलरामपुर - रामानुजगंज, 
कोरिया ( बैकुण्ठपुर ), सूरजपुर , रायपुर, बलौदाबाजार. 


No. 6826 /III-6-1/2000. — In exercise of the powers conferred by Sub -section (2 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its previous Notification No. 1758 / III-06-1 / 
2000 , dated 26-02-2015 , the High Court of Chhattisgarh , hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown 
in column No. ( 1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the 
Govt. of Chhattisgarh under section 11 ( 1) of the Code of Criminal Procedure , 1973 vide Law and Legislative Affairs 
Department Notification No. 2117/ 21 - B ( C.G.)/ 2001, dated 16th May, 2001 for enquiry and trial of offences under 
the Railway Property (Unlawful Possession ) Act, 1966 (No. 29 of 1966 ) and under the Railway Act, 1989 ( Act No. 
24 of 1989 ) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil Districts shown in Column No. ( 3) 
of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office . 


TABLE 


Head Quarter 


Local Area 


Name of the Judicial Magistrate 

First Class 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Bilaspur 


Shri Sarv Vijay Agrawal, Judicial 
Magistrate First Class, Bilaspur. 


Bilaspur, Mungeli, Janjgir -Champa, Korba, 
Raigarh, Jashpur, Surguja at Ambikapur, 
Balrampur- Ramamnujganj, Surajpur, Koriya, 
(Baikunthpur ), Raipur, Balodabazar. 


970 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 नवम्बर 2019 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 3 जुलाई 2019 


क्रमांक 6828 / तीन - 6-1/2000. – दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02 ), की धारा 11 की उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक -2733/तीन -6-1/2000 दिनांक 
31 मार्च 2016 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ ( 1 ) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट 
प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति ( विधि विरूद्ध कब्जा ) अधिनियम 1966 ( सन् 1966 का 29 ) एवं रेल्वे एक्ट 1989 ( सन् 1989 का 24 ) के अंतर्गत 
दण्डनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में 
होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्यविभाग की अधिसूचना क्रमांक 3403 / 
21- ब ( छ.ग. )/2001 दिनांक 04 जुलाई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( सन् 1974 का 2 ) की धारा 11 ( 1 ) के अधीन निर्मित विशेष 
न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है : 


सारणी 


न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम 

( 1 ) 


मुख्यालय 
( 2 ) 


स्थानीय क्षेत्र 

( 3 ) 


रायपुर 


श्रेणी, 


श्री विजेन्द्र सोनवानी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम 

रायपुर . 


रायपुर , महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, 
बालोद , राजनांदगांव , कबीरधाम ( कवर्धा) एवं 
बिलासपुर. 


No. 6828 / III-6-1/ 2000. — In exercise of the powers conferred by Sub -section (2 ) of Section 11 of the Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 2 of 1974 ) and in supersession of its previous Notification No. 2733 / III-6-1/ 
2000 , dated 31-03-2016 , the High Court of Chhattisgarh , Bilaspur hereby, appoints the Judicial Magistrate First 
Class shown in column No. ( 1) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate 
established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 ( 1 ) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and 
Legislative Affairs Department Notification No. 3403/ 21- B( C.G.)/ 2001, dated 4th July, 2001 for enquiry and trial of 
offences under the Railway Property (Unlawful Possession ) Act , 1966 (No. 29 of 1966 ) and under the Railway Act, 
1989 ( Act No. 24 of 1989 ) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shownin 
Column No. ( 3 ) of the said table with effect fromthe date of his assuming charge of his office. 


TABLE 


Head Quarter 


Local Area 


Name of the Judicial Magistrate 

First Class 

( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Raipur 


Shri Vijendra Sonwani, Judicial 
Magistrate First Class, Raipur. 


Raipur , Mahasamund , Dhamtari, Balodabazar, 
Durg , Bemetara , Balod , Rajnandgaon, 
Kabirdham (Kawardha) and Bilaspur. 


By order of the High Court, 
NEELAM CHAND SANKHLA , Registrar General. 


